रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 63 ] 
No. 63 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 10032023-244261 


CG - DL - E - 10032023-244261 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I– खण्ड 1 

PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 10 , 2023 / फाल्गुन 19 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 10 , 2023 / PHALGUNA 19 , 

1944 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

( व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


संशोधन अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 मार्च , 2023 


( मामला सं . - एमटीआर - एनसी -12 / 2022 ) 

- 


विषय : चीन जन . गण . के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइपों के आयातों से 
संबंधित पाटनरोधी जांच की दिनांक 23 सितंबर , 2022 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं . 6 / 13 / 2021 
डीजीटीआर में संशोधन । 


फा . सं . 7 / 28 / 2022- डीजीटीआर . समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( इसके 
बाद इसे " अधिनियम " के रूप में कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित 
वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान , आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( इसके बाद 
इसे " पाटनरोधी नियमावली " अथवा " नियमावली " के रूप में कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए ; 

क . 

पृष्ठभूमि 

1. व्यापार उपचार महानिदेशालय ( " प्राधिकरण " ) ने चीन जन . गण . ( " संबद्ध देश " ) के मूल के अथवा वहां से निर्यात 
किए गए स्टेनलेस - स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइपों के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच की थी और दिनांक 

1627 GI / 2023 

( 1 ) 


2 


2 . 


ख . 


3 . 


4 . 


5 . 


1 
. 


ग . 


8 . 


[ PART I— SEC . 11 

23 सितंबर , 2022 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं . 6 / 13 / 2021- डीजीटीआर ( " अंतिम जांच 
परिणाम " ) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और दिनांक 20 दिसंबर 2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 31 / 2022 
सीमा शुल्क ( एडीडी ) ( " सीमा शुल्क अधिसूचना " ) के तहत निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था । 


9 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6. आवेदक के दावों के खिलाफ घरेलू उद्योग या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा , निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी 
अनुरोध / साक्ष्य दायर नहीं किया गया था । 


उक्त पाटनरोधी जांच में , चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं के एक सहयोगी उत्पादकों में से एक उत्पादक , झेजियांग 
त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन . गण . ने भाग लिया और उसने अपना निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर 
किया । प्राधिकारी ने उत्पादक / निर्यातक झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन गण के लिए 
व्यक्तिगत शुल्क की सिफारिश की । 

प्रक्रिया 


प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है : 

दिनांक 14 दिसंबर 2023 को , झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन . गण . ( इसके बाद इसे 
" आवेदक " के रूप में कहा गया है ) ने दिनांक 17 सितंबर 2018 के व्यापार नोटिस सं . 12/2018 ( इसके बाद इसे 
" व्यापार नोटिस " के रूप में कहा गया है ) के अनुसार , अंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में सहयोगी उत्पादक 
झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , जन गण के नाम में परिवर्तन करके त्सिंगशन स्टील पाइप कं . 
लिमिटेड , जन . गण . करने का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किया । नाम में परिवर्तन का अनुरोध करने का उद्देश्य 
त्सिंगशन को अपने मौजूदा नाम में उपसर्ग झेजियांग के मुकाबले एक वैश्विक और विविधीकृत शाखा के रूप में 
मान्यता प्रदान करना है । 


अनुरोध की प्रकृति पर विचार करते हुए और दिनांक 17 सितंबर 2018 के व्यापार नोटिस सं . 12/2018 के संदर्भ में , 
प्राधिकारी ने उपरोक्त आवेदन की जांच की और उसके बाद , आवेदन के अगोपनीय पाठ को मूल पाटनरोधी जांच के 
घरेलू उद्योग / अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया और किए गए अनुरोध पर उनकी टिप्पणियां मांगी ताकि 
अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया जा सके और उत्पादक / निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने तक सीमित 
मध्यावधिक समीक्षा ( " एमटीआर ” ) करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके । 


प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 फरवरी , 2022 को एक मौखिक सुनवाई की गई थी जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक 
पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया था । तथापि , आवेदक के अलावा किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने भाग नहीं लिया और 
आवेदन पर कोई निवेदन / आपत्ति नहीं की । आवेदक द्वारा किए गए निवेदन नीचे दर्ज किए गए हैं और प्राधिकरण 
द्वारा उन पर विचार किया गया है । 

अनुरोध 


आवेदक - झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं , लिमिटेड , चीन जन . गण . का विचार 

- 


क ) 

झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक था और उसने सीधे 
भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था । झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन . गण . को 
संबद्ध जांच के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 23 सितंबर , 2022 की अंतिम जांच परिणाम की 
अधिसूचना में सहयोगी संस्था के रूप में निर्धारित किया गया था । 


नाम में परिवर्तन करने का उद्देश्य मौजूदा नाम में झेजियांग उपसर्ग के मुकाबले त्सिंगशन को एक वैश्विक और 
विविधीकृत शाखा के रूप में मान्य करना है । झेजियांग चीन चीन जन गण में प्रांत का नाम है , जिसमें कि त्सिंगशन 
स्थित है । इसके अलावा , त्सिंगशन की फ़ुज़ियान प्रांत में एक ब्रांच है , जिसका नाम " झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 

3 

कं . लिमिटेड फ़ुज़ियान ब्रांच " है | यह ब्रांच स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप और फिटिंग ( गैर- विचाराधीन उत्पाद ) का 
उत्पादन और बिक्री करती है । यह संभव हो सकता है कि ग्राहकों को इस ब्रांच के नाम की गलतफहमी हो । इसलिए 
मदर कंपनी और ब्रांच का नाम बदलने का निर्णय लिया गया । यह नाम परिवर्तन होने से सभी आपूर्तिकर्ताओं और 
ग्राहकों के लिए कंपनी की छवि और ब्रांड के प्रभाव में एकरुपता आएगी । यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी 
में आता है और दिनांक 17 सितंबर , 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 12/2018 के तहत कारोबार की मूल प्रकृति में 
कोई बदलाव नहीं हुआ है । आवेदन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज दायर किए गए हैं । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क . मूल और नवीन कारोबारी लाइसेंस । 

ख . नाम में परिवर्तन से पहले और बाद में प्रबंधन की संरचना । 


ग . समेकन से पहले और बाद में शेयरधारक और संबंधित व्यक्तियों के शेयरों का विवरण | 

घ . कंपनी द्वारा नाम परिवर्तन के लिए पारित नोटिस / संकल्प । 

ड . नाम में परिवर्तन से पहले और बाद में चीन जन गण की सार्वजनिक क्रेडिट प्रणाली से एक्सट्रेक्ट 

च . वर्ष 2021 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट । 


10. आवेदन के अगोपनीय पाठ और अतिरिक्त दस्तावेजों को घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनकी 
टिप्पणियों के लिए वितरित किया गया था । उन्हें अनुरोध दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था । घरेलू 
उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई टिप्पणी / अनुरोध दायर नहीं किया गया था । 


11. झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड के नाम में सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड के नाम से परिवर्तन होने 
से कंपनी में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाया गया है जैसे : 

क . कारोबार की लाइसेंस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं । 

ख . शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं । 

ग . त्सिंगशन के प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं । 

घ . त्सिंगशन के पते में कोई परिवर्तन नहीं । 

ड . संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं । 

च . संबद्ध वस्तुओं के बिक्री चैनल में कोई परिवर्तन नहीं । 


12 . 

यह विलय / अविलय / अधिग्रहण / बंद करने / स्वामित्व संरचना में परिवर्तन का मामला नहीं है । 

ख ) 

घरेलू उद्योग के विचार 

13. डीजीटीआर ने मूल जांच में घरेलू उद्योग के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ - साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी पत्र 
भेजा , और टिप्पणियां आमंत्रित की , लेकिन न तो घरेलू उद्योग और न ही कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के 
समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई उत्तर / टिप्पणी दायर की । 

प्राधिकारी द्वारा जांच 


घ . 

14. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है । आवेदक द्वारा दायर दस्तावेजों से यह नोट किया जाता है कि 
उन्होंने अपनी कंपनी के नाम में परिवर्तन की मांग की है ताकि मौजूदा नाम में " झेजियांग " उपसर्ग के मुकाबले एक 
वैश्विक और विविधीकृत कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो सके , जिससे कि ऐसा आभास हो सकता है कि वे एक 
विशेष प्रांत तक ही सीमित हैं । 


15. शुल्क तालिका में उत्पादक के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई है , जब झेजियांग त्सिंगशन स्टील 
पाइप कं , लिमिटेड , चीन जन गण ने दिनांक 21 सितंबर 2022 से अपने नाम में परिवर्तन करके त्सिंगशन स्टील 
पाइप कं . लिमिटेड , चीन जन गण कर दिया है । 


[ PART I— SEC.1 ] 

16. प्राधिकरी यह नोट करते हैं कि यह अनुरोध 17 सितंबर , 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 12/2018 में निर्धारित 
शर्तों के दायरे में आता है । इस स्थिति को घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । 
प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि स्वामित्व , बिक्री चैनल , उत्पादन , प्रबंधन , कारोबारी लाइसेंस या आवेदक के पते 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 


4 


17 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


18. प्राधिकारी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद , दिनांक 23 सितंबर , 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं . 
6 / 13 / 2021- डीजीटीआर के पैरा संख्या 222 पर शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश करते हैं : 
कॉलम नं . 6 में क्रम सं . 9 पर , उत्पादक का नाम " झेजियांग त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड " के स्थान पर 
" त्सिंगशन स्टील पाइप कं . लिमिटेड " किया जाना है । 


19. तदनुसार , प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 20 दिसंबर , 2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं . 
31/2022 - सीमा शुल्क ( एडीडी ) में भी आवश्यक संशोधन किया जाए । 


20. इस सिफारिश के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क , 
उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी । 


Subject : 


अनन्त स्वरूप , निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

( DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES ) 

AMENDMENT NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th March , 2023 
( CASE No – MTR - NC - 12 / 2022 ) 

Amendment to the Final Finding Notification No. 6 / 13 / 2021 - DGTR dated 23rd September , 2022 of Anti 
dumping investigation concerning imports of Stainless - Steel Seamless Tubes and Pipes originating in or 
exported from China PR . 


F. No. 7/28/2022 - DGTR – Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 , as amended from time to time 
( hereinafter referred to as “ the Act ” ) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti 
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 as amended from time to time 
( hereinafter referred to as the " Anti - Dumping Rules " or " the Rules " ) thereof ; 


A. Background 

1. The Directorate General of Trade Remedies ( " Authority " ) had conducted an Anti - dumping investigation 
concerning imports of Stainless - Steel Seamless Tubes and Pipes originating in or exported from China PR 
( " subject country " ) and recommended imposition of the definitive anti - dumping duty vide its Final Findings 
Notification No. 6 / 13 / 2021 - DGTR dated 23rd September , 2022 ( " Final Findings " ) . The recommendation was 
accepted by the Ministry of Finance and definitive duty was imposed vide Customs Notification No. 31 / 2022 
Customs ( ADD ) dated 20th December 2022 ( " Customs Notification " ) . 


2. In the said anti - dumping investigation , one of the co - operating producers of the subject goods from China PR 
namely , Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR participated and filed its exporters questionnaire 
response . The Authority recommended individual duty for the producer / exporter Zhejiang Tsingshan Steel Pipe 
Co. , Ltd , China PR . 

B. Procedure 

3. The procedure described below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation : 

4. On 14th December 2023 , Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR ( hereinafter referred to as the 
" applicant " ) , filed an application requesting for change of name of the co - operating producer Zhejiang 
Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR to Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR , in the duty table of the 
final findings , in accordance with the Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September 2018 ( hereinafter referred 
to as " Trade Notice " ) . The objective for requesting change in the name is to recognize Tsingshan as a global 
and diversified branch as against prefix Zhejiang in its existing name . 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 

5 . 


6. No submission / evidence against the claims of the applicant was filed either by the domestic industry or other 
interested parties within the stipulated timelines . 


a . 


5 

Considering the nature of the request , and in terms of Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September 2018 , the 
Authority examined the aforementioned application and thereafter , circulated the non - confidential version of the 
application to the domestic industry / other interested parties of the original anti - dumping investigation and 
sought their comments on the request made so that the request could be considered appropriately and the need 
of undertaking a Mid - Term Review ( MTR " ) restricted to change of name of the producer / exporter could be 
evaluated . 


7. An oral hearing was conducted by the Authority on 9th February , 2022. wherein , the domestic industry and other 
interested parties were also invited . However , none of the interested parties other than the applicant , participated 
and made any submissions / objection to the application . The submissions made by the applicant are recorded 
below and have been considered by the Authority . 

C. Submissions 

View of the Applicant- Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd. China PR 

8. Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd was a producer from China PR of the subject goods and had directly 
exported the subject goods to India . Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR was determined as 
cooperating entity in the final findings notification dated 23rd September , 2022 , issued by the Authority 
pursuant to the subject investigation . 


9 . 


10 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The objective of the change in the name is to recognize Tsingshan as a global and diversified branch as against 
prefix Zhejiang in an existing name . Zhejiang is the name of a province in China PR , in which Tsingshan is 
located . Further , Tsingshan has a branch in Fujian province , named “ Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd 
Fujian Branch " . This branch produces and sells stainless steel welded pipe and fittings ( NON - PUC ) . It might 
be possible that the customers may have a misunderstanding of this branch's name . Therefore , it was decided 
to change the name of the mother company and the branch . This name change allows to unify the company's 
image and brand influence for all suppliers and customers . The request falls within the category of name 
change only and there is no change in the basic nature of the business as per the Trade Notice No. 12/2018 
dated 17th September , 2018. The following documents have been filed by the applicant in the application . 

Original and New Business License . 

Structure of Management pre and post name change . 

Details of shares of the shareholder and related persons before and after the consolidation . 

d . Notice / Resolution for Name Change passed by the company . 

Extract from Public Credit System of China PR pre and post name change . 

f . Audited Annual Reports for the year 2021 . 

Non - confidential version of the application and additional documents were circulated to the domestic 
industry and other interested parties for their comments . Sufficient time was granted to them to file the 
submission . No comment / submission was filed by the domestic industry or any other interested party . 


a . 


b . 


C. 


e . 


11. The change in the name of Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd to Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd has not 
brought any structural changes in company e.g .: 

a ) No change in business license number . 

b ) No change in shareholding 

c ) No change in management of Tsingshan 

d ) No change in address of Tsingshan 

e ) No change in production facility of subject goods 

f ) No change in sales channel of subject goods 

12 . 

It is not a case of merger / demerger / acquisition / hiving off / change in ownership structure . 

View of the domestic industry 


g . 

13. The DGTR forwarded the communication to the legal representative of the domestic industry in the original 
investigation as well as to other interested parties , and sought comments but neither the domestic industry nor 
any other interested parties appeared before the Authority or filed any response / comments . 


6 


h . 

14 . 


15 . 


16 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC.1 ] 


Examination by the Authority 

The submissions made by the applicant have been examined . From the documents filed by the applicant , it is 
noted that they have sought the change in name of their company so as to be recognized as a global and 
diversified company as against prefix “ Zhejiang " in the existing name , which may give an impression that 
they are restricted to a particular province . 


20 . 


The need for change in the name of the producer in the duty table has arisen , since Zhejiang Tsingshan 
Steel Pipe Co. , Ltd , China PR changed its name to Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd , China PR with effect from 
21st September , 2022 . 


The Authority notes that the request is covered within the scope of the conditions prescribed in Trade Notice 
No 12 / 2018 dated 17th September , 2018. This position has not been challenged by any interested party 
including the domestic industry . 


17. The Authority notes that there is no change in ownership , sales channel , production , management , business 
license or address of applicant . 


18. Having considered all aspects , the Authority recommends following change in the Duty Table at para no . 222 
of the Final Findings No. 6 / 13 / 2021 - DGTR dated 23rd September , 2022 : 


At SN.9 , in Column No.6 , the name of the producer “ Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd. ” to be 
substituted by " Tsingshan Steel Pipe Co. , Ltd ” . 


19. Accordingly , the Authority recommends that necessary amendment may also be carried out in 
Customs Notification No. 31 / 2022- Customs ( ADD ) dated 20th December , 2022 . 


An appeal against the orders of the Central Government arising out of this recommendation shall lie before 
the Customs , Excise , and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act . 


ANANT SWARUP , Designated Authority 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR UMA VER 

Digitally signed by MANOJ 

VERMA 

Date . 2023.03.10 23.08.16 

+05 : 30 


